रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 6 , 2019/ श्रावण 15 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941 


सं . 451 ] 
No. 451 ] 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 अगस्त, 2019 
सा . का . नि . 560 ( अ). - केन्द्रीय सरकार प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961 ( 1961 का 53 ) की धारा 28 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसूति प्रसुविधा ( खान प्रतिष्ठानों में शिशु- सदन ) नियम ; 2019 के संबंध में जो कतिपय 
नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, उनका निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उप- धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित , एतदद्वारा उन 
सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है; तथा एतदद्वारा यह नोटिस 
दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस शासकीय राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई हो , 
जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन के बाद विचार किया जाएगा ; 

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों , एस . के . सिंह, अवर सचिव ( एस . एस.-I), श्रम और रोजगार मंत्रालय , श्रम 
शक्ति भवन , रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 ( ई-मेल पता: sk. singh1971 @ nic. in ) को भेजे जाएं ; 

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों 
पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और (1) ये नियम प्रसूति प्रसुविधा ( खान प्रतिष्ठानों में शिशु-सदन ) नियम; 2019 
अनुप्रयोग 

___ कहे जाएंगे । 
( 2) ये शासकीय राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
( 3) ये उन सभी खानों पर लागू होंगे जिनमें व्यक्ति नियोजित हों और जिन 

पर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961 ( 1961 का 53) लागू होता हो । 


प्रात 


4040GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1)] 


परिभाषाएं - इन नियमों 
में जब तक संदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षित न हो , - 


( क) “ अधिनियम ” से तात्पर्य प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961 (1961 का 

53) है; 
( ख ) “मुख्य खान निरीक्षक से तात्पर्य खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 

35) की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति व्यक्ति है । 
( ग) “ बालक से तात्पर्य छह वर्ष तक की आयु का व्यक्ति है। 
( घ) “सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) है तथा इसमें इन 

नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के सभी या किसी कार्यों का निष्पादन 

करने के लिए लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति शामिल है ; 
( ङ ) “शिशु- सदन " से तात्पर्य खान में नियोजित महिलाओं के छह वर्ष से कम 

आयु के बच्चों के उपयोग हेतु आरक्षित अनुषंगी आवास सहित कक्ष या 

कमरे हैं ; 
( च ) “निरीक्षक से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियुक्त 

अधिकारी है। 
( छ ) “प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से तात्पर्य खान के मालिक द्वारा इन 

नियमों के अंतर्गत सुपुर्द किए गए कर्तव्य निष्पादित करने के लिए 
अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित योग्य चिकित्सा 

व्यवसायी है; 
( ज) “ खान" का अर्थ वही होगा जो खान अधिनियम , 1952 की धारा 2 के 

खण्ड (ञ ) में इसे दिया गया हो । 
( झ) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए लेकिन अधिनियम में 

परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो 

अधिनियम में दिया गया होगा । 
1 ) इस नियम में अन्यथा किए गए प्रावधान के अपवाद में , पचास या इससे 

अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक खान का मालिक , एजेन्ट ( यहां इस 
नियम में उक्त व्यक्ति के रूप में संदर्भित ) खान के मुख्य प्रवेश -द्वार से पांच 
सौ मीटर की दूरी के भीतर अलग -से या नियम 4 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों 
के अनुसार सामान्य सुविधाओं सहित शिशु- सदन की सुविधा उपलब्ध 
कराएगा : 

बशर्ते कि जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि कार्य अथवा अन्य 
स्थानों जहां कर्मचारी नियोजित हों , की स्थिति , प्रकृति और सीमा इस 
प्रकार हो कि इससे इन नियमों के प्रावधानों का उचित रूप से व्यवहार 
रूप में अनुपालन न होता हो , तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा , 
उक्त व्यक्ति को इन नियमों के प्रावधानों से आदेश में यथा विनिर्दिष्ट 
अवधि तक इस शर्त के अध्यधीन छूट दे सकता है कि सक्षम प्राधिकारी 
किसी कार्य-स्थल अथवा खान के किसी हिस्से में या नजदीक एक 
परिचारक और आवश्यक उपस्कर सहित उपयुक्त कक्ष या कक्षों की 
व्यवस्था और रख -रखाव की अपेक्षा करेगा । 

आगे शर्त है कि यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि भवन निर्माण 
सामग्री या श्रमिकों के अभाव के कारण , उक्त व्यक्ति इन नियमों के 
प्रावधानों के अनुसार शिशु- सदन उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो वह 
प्राधिकारी अपने द्वारा यथा विहित समयावधि के भीतर स्थायी संरचना 
द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु अस्थायी संरचना खड़ी करने का 


3. शिशु-सदनों का प्रावधान 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुमोदन कर सकता है । 
( 2 ) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी खान या इसके हिस्से 
की दशा के कारण इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन अनावश्यक हो 
जाता है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा और इनमें उसके द्वारा यथा 
विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन खान को शिशु- सदन की व्यवस्था से छूट दे 
सकता है । 
( 3) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि यदि निकटस्थ खानों को 
सेवा प्रदान करने के लिए एक ही शिशु - सदन होने से संबंधित कर्मचारियों 
को कोई असुविधा नहीं होगी, तो वह लिखित आदेश द्वारा इन खानों के 
मालिक या एजेन्ट को संयुक्त रूप से तथा आदेश में उसके द्वारा यथा 
विनिर्दिष्ट शर्तों पर एकल शिशु- सदन उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकार दे 
सकता है । 
( 4) मुख्य खान निरीक्षक से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि खान की 
उत्पादनकारी क्षमता प्रमाण- पत्र की तारीख से तीन वर्ष के अंदर समाप्त 
हो जाएगी , सक्षम प्राधिकारी यह शर्त लगा सकता है उक्त व्यक्ति शिशुगृह 
के प्रयोजन को पूरा करने के लिए एक अस्थायी ढॉचा देगा और 
प्राधिकारी द्वारा ठीक समझे जाने पर ऐसी अन्य शर्तों पर इन नियमों के 
अनुसार शिशुगृह का निर्माण करने से लिखित रूप में छूट दे सकता है। 
( 5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पाए जाने पर ऐसी छूटों के 
अध्याधीन नियम 5 से 13 के प्रावधान प्रत्येक कक्ष या उप नियम ( 1) के 
प्रथम उपबंध के अंतर्गत दिए गए कक्ष पर लागू होगा और उप नियम (1 ) 
के द्वितीय उपबंध या उप नियम ( 4 ) के अंतर्गत दिए गए प्रत्येक अस्थायी 

ढाँचे पर लागू होगा । 
शिशुगृह के लिए मानक -. ( 1) नियोजित कर्मचारियों की संख्या के अनुसार चार प्रकार के शिशुगृह होंगे, 

नामत : टाइप क , टाइप ख और टाइप ग और टाइप घ । 


4. 


( 2) विभिन्न प्रकार के शिशुगृहों का कुर्सी क्षेत्रफल और शिशुगृह का प्रकार दिया 
जाएगा और वह अनुसूची | में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा । 
( 3) प्रत्येक शिशुगृह निम्नलिखित मानकों के अनुसार होंगे, नामत : : 

(i) यह एक भवन में होगा जो ईंटों और मसाले से बना होगा , प्रकाश की पर्याप्त 
व्यवस्था होगी और हवादार होगा और सभी प्रकार के मौसम से बचाव करने में 
प्रभावी होगा : 
परन्तु यह है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति से यह किसी अन्य 
सामग्री से यह बनाया जा सकता है जिसे उक्त प्राधिकारी उसे सुरक्षित होने का 
अनुमोदन करें ; 

(ii ) इसका निर्माण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से खान प्रबंधन द्वारा 
चयनित उपयुक्त स्थल पर किया जाएगा ; 

(iii) इसका फर्श सीमेंट या पत्थर का होगा और छत की ऊंचाई फर्श से चार 
मीटर से कम नहीं होगी; 
( iv ) अंदर की दीवारों पर छह महीने में एक बार चूने की सफेदी होगी और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(1)] 


प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार लकड़ी के सामान पर रोगन या वार्निश की जाएगी ; 


5. 


शौचालयों का प्रावधान 


(v) इसका रख-रखाव निरीक्षण कर्मचारियों की संतुष्टि के अनुसार साफ और 
स्वच्छ रूप में किया जाएगा: 
परन्तु यह है कि सक्षम प्राधिकारी स्थानीय स्थितियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते 
हुए खंड (iii) और (iv ) में विनिर्दिष्ट मानकों में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है । 
1) प्रत्येक क , ख और टाइप ग शिशुगृहों में शौचालय में एक शौचालय और 

प्रत्येक टाइप घ शिशुगृहों में दो शौचालय दिए जाएंगे : 
परन्तु यह है कि जहां कहीं भी सक्षम प्रधाकारी द्वारा यह आवश्यक समझा जाएं 
वहां पर संक्रमण रोग से ग्रसित बच्चों के प्रयोग के लिए सभी प्रकार के शिशुगृहों 

में अलग से शौचालय या कोमोड भी दिया जाएगा । 
( 2) इन शौचालयों का रख -रखाव निरीक्षक या निरीक्षण कर्मचारियों की संतुष्टि के 

अनुसार स्वच्छ स्थिति में किया जाएगा । 
( 3) सक्षम प्राधिकारी स्थानीय स्थितियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप 

नियम ( 1) में विनिर्दिष्ट मानकों में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। 
(1) प्रत्येक शिशुगृह में गंदे कपड़े या बेड लिनियन को धोने और सुखाने के लिए 

अलग से स्थान सहित बंद लगे स्नान गृह बनाए जाएंगे । 
( 2) स्नान गृह में सिंक या सीमेंट के बने टब लगे होने चाहिए और उनमें शिशुगृह में 

रहने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए से कम से कम 15 लीटर पानी दिया जाएगा । 
( 3) सक्षम प्राधिकारी स्थानीय स्थितियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप 

नियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट मानकों में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है । 


6. 


स्नान गृहों का प्रावधान 


7. 


शिशुगृहों में दी जाने वाली ( 1) अनुसूची || में विनिर्दिष्ट मान पर प्रत्येक शिशुगृह में प्राथमिक उपचार के लिए 
सुविधाएं 

दवाईयां , पालना, चारपाई, बैड , लाइन , बिस्तर , दूध पीनेवाली बोतल, भोजन 
पकाने के बर्तन , खिलौने, फर्निचर तथा बच्चों के उपयोग के लिए अन्य उपकरणों 

का रख -रखाव किया जाएगा । 
( 2) शिशुगृह में रह रहे प्रति बच्चे के लिए न्यूनतम 2 लीटर के मान पर प्रत्येक 

शिशुगृह में ठंडे तथा स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाएगी । 


8. 


( 3) शिशुगृह में रह रहे बच्चों के लिए दूध और भोजन तथा शिशुगृह कर्मचारियों के 

लिए अनुसूची ||| में विनिर्दिष्ट मान पर साफ कपड़ों की आपूर्ति की जाएगी । 
( 4 ) सक्षम प्राधिकारी आवश्यक होने पर उप नियम ( 1), ( 2) और ( 3) में उल्लिखित 

मानकों में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। 
शिशुगृहों को खुले रखे जाने ( 1) खान में कर्मचारियों के काम करने के समय शिशुगृह दिन और रात हर समय 
का समय 

खुले रहेंगे और उनमें रात में पर्याप्त रोशनी होगी । 
शिशुगृहों का उपयोग (1) शिशुगृहों का उपयोग कर्मचारियों , परिचरों , पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बच्चों और 

ऐसे अन्य व्यक्तियों तक सीमित होगा जिनका संबंध या शिशुगृह में बच्चों के साथ 

या उनसे संबंधित है । 
( 2) ठेका श्रमिक ,स्थायी कामगार , नैमित्तिक श्रमिक और परामर्शदाता शिशुगृहों का 


9. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. चिकित्सा व्यवस्थाएं 


11. स्टाफ से संबंधित उपबंध 


उपयोग करने के भी पात्र होंगे । 
( 3) शिशुगृह सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी और शिशुगृह से संबंधित सभी खर्च 

नियोक्ता , द्वारा वहन किया जाएगा। 
(1) क्रैच में जाने वाले बच्चों की प्रत्येक माह किसी योग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा 
___ जांच की जाएगी और ऐसी जांचों का रिकार्ड फार्म क में रखा जाएगा । 
( 2) किसी क्रैच में देखभाल करने वाली नर्सिंग माताओं की चिकित्सा जांच 

अधिमानत: महिला चिकित्सक द्वारा प्रत्येक 2 माह में एक बार की जाएगी । 
( 3) जब किसी पुरूष चिकित्सक द्वारा चिकित्सा जांच की जाएगी तो उस जांच के 

समय क्रैच की नर्स की उपस्थिति अवश्य होगी और ऐसी जांचों का रिकार्ड 

फार्म ख में रखा जाएगा । 
( 4) किसी खान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा कल्याण अधिकारी अथवा 

कोई (प्रबंधक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति) जिसे अधिष्ठाता अथवा 
अभिकर्ता क्रैच से संबंधित उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 
नियुक्त करे ( एतदुपरांत क्रैच प्रभारी के रूप में संदर्भित ), क्रैच के सामान्य 

पर्यवेक्षण के लिए जवाबदेह होगा । 
( 1) किसी खान का अधिष्ठाता अथवा अभिकर्ता प्रत्येक क्रैच में अनुसूची IVमें 

विहित अनुसार पैमाने के आधार पर स्टाफ को नियोजित करेगा : 
बशर्ते कि केवल ऐसी महिला जिसमें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा 
अनुमोदित संस्थान से क्रैच नर्स के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया 

हो , क्रैच-प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्र होगी । 
( 2) किसी अस्थायी अनुपस्थिति , बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली 

अनुपस्थिति, किसी क्रैच के पूर्णकालिक प्रभारी के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित 
होने पर , अधिष्ठाता , अभिकर्ता अथवा खान का क्रैच प्रभारी लिखित रूप में 
किसी सक्षम व्यक्ति को उसके बदले में प्राधिकृत कर सकेगा ; 
बशर्ते कि ऐसे किसी प्राधिकार का प्रभाव 30 दिन से अधिक अवधि तक नहीं 
होगा सिवाय इसके कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व सहमति ली गयी 

हो । 
( 3 ) क्रैच प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि कैच साफ - सुथरा हो तथा उसमें स्वच्छता 

की बेहतर स्थिति हो जिसे कि वहां आने वाले सभी बच्चों की उचित देखभाल 
हो सके , साफ - सफाई हो और इनके लिए बनाए गए प्रावधानों के अनुसार उन्हें 
खिलाने- पिलाने की व्यवस्था हो तथा उन्हें तथा नर्सिंग माताओं को स्वच्छता 

तथा स्वस्थ रहने की आदतें सिखाई गईं हों । 
( 1) क्रैच जाने वाले बच्चों का विवरण देने वाला एक रजिस्टरफार्म ग में रखा 

जाएगा । 
( 2 ) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथा खान प्रबंधन द्वारा निरीक्षण किए 

जाने के लिए शिकायतों की एक पंजिका बनाई जाएगी । 


12. रिकार्डों का रख -रखाव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i) ] 


13. क्रैच का निरीक्षण 


सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अथवा 
निरीक्षक द्वारा किसी भी समय क्रैच की जांच की जा सकती है । 


प्रपत्र क 


. . . . . . . . . . . 


. . 


. . 


. . 


. . . . . . . . . 


. . 


क्रं सं . 


बच्चों का 
नाम 


नियम 10( 1) देखें ] 
क्रच जाने वाल बच्चों को चिकित्सिय जांच के परिणाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र 

जांच के दिनांक माह और वर्ष.... 
आयु जन्म माता का | पिछली जॉच की । पायी गई अगर 
तिथि अगर नाम और जाँच की तारीख पर विषमता 

किसी 
उपलब्ध है व्यवसाय तारीख को वजन 

की 

उपचार का 
बच्चे का 

बीमारी सुझाव 

अगर कोई दिया है 
3 

4 56 78 


टिप्पणी 


वजन 


1 


2 


( पात्र चिकित्सक के हस्ताक्षर) 


प्रपत्र ख 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


नियम 10( ( 3देखें ] 
नर्सिंग माताओं के चिकित्सीय जांच के परिणाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र 
जांच की दिनांक माह और वर्ष... 

जांच के समय जांच की । पायी गई । अगर किसी टिप्पणी 
वजन 

तारीख पर । विषमता की उपचार का 
वजन | बीमारी अगर | सुझाव 

कोई 

दिया है 
3 4 5 6 7 

8 


क्रं सं . | महिला का 

नाम और 
व्यवसाय 


आयु 


1 


2 


(पात्र चिकित्सक के हस्ताक्षर ) 


प्रपत्र ग 


[नियम ( 1) 12देखें ] 
शिशुगृह जाने वाले बच्चों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए प्रपत्र 

... ................माह और वर्ष 
माता का नाम और लिंग । आयु माह की तारीख प्रति दिन 
व्यवसाय के साथ 

उपस्थिति 
बच्चे का नाम 

चिन्हित होना 


क्रं सं . 


टिप्पणी 


प्रवेश की 
तारीख 


| 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची । 
[नियम (1) 2देखें ] 
क्रेच के लिए मानक 


क्रेच के प्रकार 


वर्तमान में नियोजित महिलाओं की संख्या या पूर्वी बारह माहिनों में 
जंहा किसी भी दिन नियोजित जो भी ज्यादा है । 
कोयला खान 

कोयनला खानों से अधिक खाने 


संकेत चिन्ह 


न्यूनतम टिलंथ क्षेत्र 
( वर्ग मीटर में ) 

27 . 5 


10 या कम 


30 या कम 


क प्रकार 


11 -50 


31 -100 


ख प्रकार 


90 . 0 


51 - 100 


101- 200 


ग प्रकार 


140 . 0 


100 से अधिक 


200 से अधिक 


घ प्रकार 


325. 0 


अनुसूची || 

[नियम (1 ) 7देखें 
क्रच में प्राथमिकत चिकित्सा के लिए उपकरण और दवाएं 

क प्रकार | ख प्रकार ग प्रकार घ प्राकर क्रेच 
क्रेच क्रेच 

क्रेच 
( 2 ) (3) (4) (5) 


प्राथमिक चिकित्सा 


( 1 ) 


1. शयनागार 


15 


| 1 . 

2. 


चारपाई 
रेलिंग के साथ पालना 


4 


6 


O 


10 


__ 2 
2. बीमार कमरा 


| 


2 


1 . 
2 . 


चारपाई 
पेशाबदान 


1 
1 


1 
1 


1 


1 
3. मॉटेसरी कमरा 


| 


1 . बैंच 
2. डैस्क बैंच 
3. कुर्सी 
4. अलमारी 
5 . मेज 


2 
2 
1 


1 


और 
सामान्य 
मॉटेसरी 
कमरा 


4. भंडार 

1 


1 


1 


1. कुड़ादान 
2. तौलने की मशीन ( बच्चों के लिए) 
| 3. नाखून बेश 


1 


1 


1 
2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


5 . स्नान 


- 11 
1 2 

2 
- 1 

1 


। 


। 


2 
2 


। 


। 


1 . नहाने का टब 
| 2. बाल्टी 
3. तामचीन के जग 
4. अलमून्यिम के मग 
5 . तौलिय रैक 
6 . साबुन 
7 . साबुन रखने का बर्तन 1 
8. बच्चों के कंघे 


1 1 2 
दो साबुन की बट्टी प्रति बाल प्रति माह 


3 10 15 20 
6. क्रच परिचर 

| 
1111 
1 

1 

2 


1. लिखने के मेज 
2. कुर्सियां 
| 3. स्टूल 
4. पेन इंक आदि 


1 


उपयुक्त या निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जैसा निर्दिष्ट किया 
गया है 


5 . रद्दी की टोकरी 
6. कमबोर्ड 
7 . घड़ी 


| 
11 
| 
111 


1 
7 . भोजन कक्ष 


15 


50 


30 
30 


50 


1 . तामचीन के कप और मग 
2 . तामचीन की प्लेटे 
3 . बच्चों को दूध पिलाने की बोतल 
4 . चम्मच 


3 


15 
4 
4 


| 
| 


10 


DO 


8. रसोई घर 

1 

1 
1 

2 


2 
1 


1 


| 1 . केटलस 
| 2. फराईग पैंन 
| 3. दूध का बर्तन 
| 4. बाल्टी 
5. गिलास 
6. चम्मच ( बडा ) 
7. छूरी 
8. मीट सेफ 
9 . सॉसपेन 


2 
2 
2 


--coNNIN 


| 


1 


2 


9 . चादर 


15 


25 


40 
25 


4 


10 


15 


40 


15 


1 . चादर 
2. तकिया 
3. तकियों के कवर 
| 4. तौलिया 
5 . शर्ट 
6. जूते 
| 7 . मच्छरदानी 
8 . कम्बल 
9 .वरासाती4 
10 . बिस्तर आकार की दरियां 


15 
25 
12 
40 
40 


20 


3 
10 
10 
- 


20 


50 
50 
15 


12 
15 


25 


10 
10 
2 


15 


25 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. प्राथमिक चिकित्सिक उपकरण और दवाएं 

ए टाइप 


बी , सी और डी टाइप 


1. औंस का माप 
2 . गला रंग 
3. आंखो का ड्रापर 
4. थरमामीटर 


5 . किडनी डिश 


6 . आयताकार ट्रे 
7 . कैंची 


8 . टिंबर लॉयन 


0.5 हेक्टोग्राम 


हेक्टोग्राम 


9 . टिंचर बेनजोइन 


0.5 हेक्टोग्राम 


1 हेक्टोग्राम 


10. बारिक एसिड 


1.0 हेक्टोग्राम 


2 हेक्टोग्राम 


11 . बैन्डेज 


1 मीटर 


2 मीटर 


12. कॉटन वूल एब्जोरवेंट 


0. 5 किलोग्राम 


0.5 किलोग्राम 


13. मेज सादा 


1 मीटर 


2 मीटर 


14. डेटॉल 


0. 5 हेक्टोग्राम 


1 हेक्टोग्राम 


15. प्लास्टर टेप 


1रील 


1रील 


11. प्रकीर्ण 


( हर तरह के शिशुगृह के लिए ) 


1. झाडू या स्क्रबिंग ब्रश 
2. इस्टर्स 
3. खिलौने 


पर्याप्त संख्या में खिलौने 
जैसा कि सक्षम या 
निरीक्षण प्राधिकारी ने 
विनिर्दिष्ट किया है । 
जैसा कि सक्षम या 
निरीक्षण प्राधिकारी की 
आवश्यकता है । 
प्रत्येक एक 


4. इलैक्टि लाइट्स 


| 5 . टॉर्च और लालटेन 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


अनुसूची -III 

नियम 7(3) देखें ] 
आहार, कपड़े तथा अन्य सविधाएं 

समयमात्रा और भोजन की प्रकृति , 


बच्चों का आयु वर्ग 
1 . आहार 


बजे 9 


12 बजे 


3. 30 बजे 


1. 6 हफ्तों से 12 महीने 


0. 25 लीटर दूध 


0. 25 लीटर दूध 


0. 25 लीटर दूध 


2 . 6 महीनों से 1 वर्ष 


- उपरोक्त 


0.5 लीटर दूध 


0. 25 लीटर दूध सूजी के 
साथ 


3. 1 वर्ष से 2. 5 वर्ष 


चावल , सब्जियां 


0. 25 लीटर दूध के 
साथ सूजी या दलिया 
या मुरमुरे (मुरी ) 


0. 25 लीटर दूध के साथ गुड़ 
या चपाती और गुड़ की 
खीर(हलवा ) 


4. 2. 5 वर्ष से 6 वर्ष 


0. 25 लीटर दूध चपाती के 


0. 25 लीटर दूध , गुड़ के कम से कम 60 ग्राम चावल 
साथ मुरमुरे 

के साथ सब्जियां या माँस 
करी 


। साथ 


नोट - 1. बच्चे जो कम वज़न वाले या अस्वस्थ हो या जो मरास्मस और रिकेट्स से ग्रस्त पाये जाते हैं उनको उपरोक्त निर्धारित 
आहार के अतिरिक्त एक चौथाई उबला अंडा भी दिया जाना चाहिए । 


2. मौसमी हरी सब्जियां कच्ची और पकायी हुई दोनों पर्याप्त विटामिन की आपूर्ति के लिए हर दिन प्रदान की जानी चाहिए । 


3. यदि सक्षम या निरीक्षण प्राधिकारी किसी कारण दूध की उपलब्धता न आश्वस्त होता है, तब कथित प्राधिकारी निर्देशों के 

अनुसार तैयार किये गये नेस्प्रे या ग्लेक्सो पाउड़र के दूध के उपयोग के लिए अनुमति दे सकता है । कथित प्राधिकारी 2. 5 
वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए विकल्प के रूप में दूध के स्थान पर अंकुरित अनाज के उपयोग की अनुमति भी दे 
सकता है। अंकुरित अनाज की मात्रा दूध के लिए विकल्प के रूप में 0. 25 लीटर दूध के लिए 0. 1 किलोग्राम होनी चाहिए । 


2. शिशुगृह के कर्मचारियों की वर्दी 


1 .शिशुगृह प्रभारी 


2 . आया 


1 . लाल बॉर्डर वाली चार कॉटन की सफेद साड़ियां 
2. लम्बे कपड़ों के चार सफेद ब्लाउज़ 
3. लम्बे कपड़ों के चार सफेद पेटीकोट्स 
1 . काले बॉर्डर वाली चार कॉटन की सफेद साड़ियां 
2. लम्बे कपड़ों के चार सफेद ब्लाउज़ 
3. लम्बे कपड़ों के चार सफेद पेटीकोट्स 
4. लम्बे कपड़ों की छः सफेद एप्रन 
1. लम्बे कपड़ों की छः सफेद एप्रन 


3. कुक 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. लम्बे कपड़ों की छः सफेद टोपियां 


अनुसूची-IV 
नियम 11 ( 1 ) देखें 

शिशुगृह में कर्मचारी 
पदनाम 

क प्रकार के शिशुगृहख प्रकार के शिशुगृह ग प्रकार के शिशुगृह घ प्रकार के शिशुगृह । 
1. शिशुगृह प्रभारी 
2. आया 

1 आया - सह - कुक 1 आया - सह- कुक 
| 3. महिलाकुक 

4. सफाईकर्मी 1 ( पार्ट -टाइम ) 
नोट - कर्मचारियों को पूरे समय लगे रहना है जबतक की अन्यथा सूचित न किया जाए । 

[ फा .सं . एस - 36012/ 03/ 2015- एसएस-1] 


/ 1 


विभा भल्ला, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th August, 2019 
G . S .R . 560 ( E ). — The following draft of certain rules in respect of Maternity benefit (Creche in the Mine 
Establishments ) Rules, 2019 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by 
section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), is hereby published as required by sub - section ( 1 ) of the said 
section for information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft rules will 
be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this 
notification is published , are made available to the public ; 

Objections and suggestions, if any , may be addressed to Sh . S .K . Singh , Under Secretary (Social Security - I), 
Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan , Rafi Marg , New Delhi - 110001; (mail ID 
sk.singh1971 @ nic.in ) 

The objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within 
the aforesaid period, will be considered by the CentralGovernment. 

DRAFT RULES 


Short title , 
commencement 
and application. -- 


(1) These rules may be called the Maternity Benefit (Creche in Mine 

Establishments ) Rules, 2019 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette. 
(3 ) They shall apply to all mines wherein persons are employed to which the 

Maternity Benefit Act, 1961(53 of 1961) applies. 
( a) " Act means the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961 ); 
(b ) “ Chief Inspector of Mines ” means a person appointed by Central Government 

under section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952); 
( c) " child ” means a person up to the age of six years ; 
(d ) “ competent authority ” means the Chief Labour Commissioner ( Central) and 

includes any person authorised by him writing into perform all or any of the 


Definitions. 


In these rules, 
unless the context 
otherwise 
requires, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


3 . 


Provision 
creches . 


functions of a competent authority under these rules; 
(e ) " creche ” means a room or rooms with ancillary accommodation reserved for 

the use of children , under six years of age, of women employed in mine ; 
(f) " Inspector ” means an officer appointed under section 14 of the Act; 
( g) “Medical Officer- in -charge ” means a qualified medical practitioner employed , 

whether on a whole-time or part-time basis, by the owner of a mine to perform 

the duties assigned to such officer under these rules ; 
( h ) " mine " shall have the same meaning assigned to it in clause (j) of section 2 of 

the Mines Act, 1952 ( 35 of1952 ); 
(i) words and expressions used herein and not defined , but defined in the Act, shall 

have the samemeaning as assigned to them in the Act. 
of 1) Save as otherwise provided in this rule , the owner, agent of every mine (herein in 

this rule referred to as the said person ) having fifty or more employees shall 
provide the facility of creche within a distance of five hundred meters from the 
main entrance of the mine , either separately or along with common facilities in 
accordance with the standards specified in rule 4 : 
Provided that where the competent authority is of the opinion that the situation , 
nature and extent of the working or other places where employees are employed are 
such as to render compliance with the provisions of these rules not reasonably 
practicable , the competent authority may, by order in writing , exempt the said 
person from the provisions of these rules for such period as may be specified in the 
order subject to the condition that the competent authority may require the provision 
and maintenance of a suitable room or rooms with an attendant and necessary 
equipment at or near any working place or part of the mine: 

Provided further that if the competent authority is satisfied that by reason of 
shortage of building material or of labour, the said person is unable to provide a 
creche in accordance with the provisions of these rules , that authority may approve 
of the erection of a temporary structure to be replaced by a permanent structure 
within such time as he may prescribe . 
(2 ) If the competent authority is of opinion that the condition in any mine or part 

thereof are such as to render compliance with the provisions of these rules 
unnecessary , he may, by an order in writing and subject to such conditions as he 
may specify therein , exempt the mine from the provision of a crèche. 


(3 ) If in any case the competent authority is satisfied that no inconvenience will be 

caused to the employees concerned , if a single creche is provided to serve 
neighboring mines , he may authorize by an order in writing the owner or agents 
of such mines to provide jointly a single creche and on such conditions as he 

may specify in the order. 
(4 ) On the production of a certificate from the Chief Inspector of Mines that the 

productive capacity of a mine will be exhausted within three years from the date 
of the certificate, the competent authority may on condition that the said person 
shall provide a temporary structure to serve the purpose of a creche, and on such 
other conditions as the competent authority deems fit, grant by order in writing 

exemption from the construction for a creche in accordance with these rules. 
(5 ) Subject to such relaxations as may be considered necessary by the competent 

authority the provisions of rules 5 to 13 shall also apply to every room or room 
provided under the first proviso to sub -rule ( 1) and to every temporary structure 

provided under the second proviso to sub -rule (1 ) or under sub - rule (4 ). 
( 1) There shall be four types of creches according to the number of employees 

employed , namely , Type ‘ A ’, Type ‘ B ’, Type C and Type D . 
(2 ) The plinth areas of different types of creches and the type of creche which shall 

be provided shall be as specified in Schedule I. 


Standards 
creche . 


for 


[ 411 II - QUE 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3) Every creche shall conform to the following standards, namely: 
(i) it shall be contained in one building, built of brick and mortar adequately 

lighted and properly ventilated and affording effective protection from all 
kinds of weather: 
Provided that with the previous permission in writing of the competent 
authority , itmay be built of any other material which the said authority may 

approve to be safe; 
( ii ) it shall be constructed on a suitable site selected by the mine management 

with the previous approval of the competent authority ; 
(iii) the flooring shall be of cement or stone and the ceiling shall not be less than 

four meters high from the floor ; 
( iv ) the interior walls shall be lime-washed once in six months and the wood 

work shall be painted or varnished once in every three years; 
(v ) if shall be maintained in a clean and sanitary condition to the satisfaction of 

the inspection staff: 
Provided that the competent authority may permit variations in the standards 
specified in clauses (iii) and (iv ) having regard to local conditions and safety . 
( 1 ) There shall be provided one latrine in each ‘ A ’ B and C type of creches and 

two latrines in each ‘ D types of creche: 
Provided that a separate latrine or commode shall also be provided in all types 
of creches, wherever considered necessary by the competent authority for the 

use of children affected by any infectious disease . 
(2 ) The latrines shall be kept in a sanitary condition to the satisfaction of the 

inspector or inspecting staff. 
( 3) The competent authority may permit variations in the standards specified in 

sub -rule ( 1) having regard to local conditions and safety . 
(1) In every creche there shall be provided a closed bath room with separate space 

for washing and drying soiled clothes or bed linen . 
( 2 ) The bathroom shall be equipped either with a sink of masonry tubs and the 

quantity of water to be provided shall be on a scale of at least fifteen liters per 
child attending the creche. 


5 . 


Provision of 
latrines . 


6 . 


Provision of bath 
rooms. 


7 . 


Amenities to be 
provided at 
crèches . 


( 3) The competent authority may permit variations in the standards specified in sub 

rule (1 ) having regard to local conditions and safety. 
(1) Medicines for first aid , cradles, cots, beds, line , bedding , feeding bottles, 

cooking utensils , toys , furniture and other equipment s for the use of children , 

shall be maintained at each creche on the scale specified in Schedule II. 
( 2) A supply of cool and clean drinking water shall be provided for each creche on a 

scale of at least two liters per child attending the creche . 
(3 ) Milk and diet for children attending creches and clean clothes for the creche 

staff shall be supplied on the scale specified in Schedule III. 
(4 ) The competent authority may permit variation in the standards envisaged in sub 

rules ( 1 ), (2 ) and ( 3 ), if considered necessary . 
The creche shall remain open at all times, both by day and night, when employees 
are working at the mine and it shall be properly lighted at night. 


8 . 


Time when 
creches shall be 
kept open . 


9 . 


Use of creche. 


(1) The use of the creche shall be restricted to children of the employees , 

attendants, supervisory staff and such other persons as may be related to or 

concerned with children in the creche . 
(2 ) Contract labour , temporary worker, casual labour and consultant shall also 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


10 . 


Medical 
arrangements. 


be eligible for availing creche facilities. 
( 3 ) The creche facilities shall be provided free of cost and all expenditure 

relating to creche shall be borne by the employer. 
( 1) A medical examination of children attending the creche shall be made every 

month by a qualified medical practitioner and a record of such examinations 

shall be maintained in Form – A . 
( 2 ) A medical examination of the nursing mothers attending the creche shall be 

made once in every two months by a qualified medical practitioner preferably 
women . 


(4 ) 


11. 


Provision of 
staff. 


( 3 ) When the medical examination is conducted by a male doctor, it shall be made 

in the presence of the creche nurse and records of such examination shall be 
maintained in Form – B . 
The Medical Officer - in - charge of the mine, or the Welfare Officer of the mines 
or some other person (other than the manager ), whom the owner or agent may 
appoint for securing compliance with the provision in respect of creche 
(hereinafter referred to as the creche - in -charge ) shall be responsible for the 

general supervision of the creche. 
(1 ) The owner or agent of a mine shall employ, at every creche , staff on the scale 

prescribed in Schedule – IV : 
Provided that only such woman as have successfully undergone training as a crèche 
nurse at an institution approved by the Central Government or State Government 
shall be eligible for appointment as a creche-in -charge . 
(2 ) Where by reason of temporary absence , illness, or any other similar cause , the 

full time crèche -in -charge is unable to perform her duties, the owner, agent or 
creche- in -charge of the mine shall authorise in writing any one whom he 
considers competent to act in her place : 


Provided that no such authorisation shall have effect for a period of more than 

thirty days except with the previous consent of the competent authority . 
( 3 ) The creche - in - charge shall ensure that the creche is kept in clean and sanitary 

condition that all children attending it are properly looked after, washed , and fed 
in accordance with the provisions of these rules and that they and the nursing 

mothers are taught clean and healthy habits . 
(1 ) A register giving particulars of children attending a creche shall be maintained 

in Form – C . 
( 2) A register of complaints shall be maintained for inspection by the Medical 

Officer- in -charge and by the management of the mine . 
A creche may be inspected at any timeby the competent authority or by an officer 
authorised by the said authority or by an Inspector. 


12 . 


Maintenance 
records . 


of 


13 . 


Inspection 
crèche. 


of 


FORM A 

[ See rule 10 ( 1 )] 
Form for recording the results of the medical examination of children attending creches 

Date , month and year of examination .. . .. . . . 


marks 


Serial 
Number 


| Name / Age (Date Mother s | Weight of Weight | Disease of 
of of birth , if name and child on the on the abnormality 
child available occupation date of last date of found . If any 

examination 
(2 ) (3) (4) 

(7 ) 


Treatment 
suggested if 
any. 


exam . 


(1) 


(6 ) 


( Signature of the qualified medical practitioner) 


[ 411 II - QUE 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


FORM B 

[See rule 10 (3 )] 
Form for recording the results of medical examination of nursingmothers 

Date ,month and year of examination .... . 


Remarks 


Serial 
Number 


Name of Age 
women and 

occupation 
T (2) (3) 


Weight on the Weight on the Disease of Treatment 
date of last date of abnormality suggested if 
examination examination | found. If any. any 
(4 ) (5) 

(6 ) 

(7) 


(1 ) 


(8) 


(Signature of the qualified medical practitioner) 


FORM C 

[See rule 12 ( 1 )] 
Form for recording the particulars of the children attending the creche 

Name of Mine .... ...... month and year 


of 


Sex 


Serial 
Number 


Age 


Date 
admission 


Name of child 
with mother s 
full name and 
occupation 


Date of the month Remarks 
( Attendance to be marked 
each day ) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


(7) 


SCHEDULE I 

[See rule 4 ( 2)] 
Standards for creche 


Type of creche 


Number of women currently employed or where employed 
on any day of the preceding twelve months whichever is 
greater 


CoalMines 


Notation 


[Mines other than coal 
Mines ] 


Minimum plinth area (in 
square metres ) 


10 or less 


30 or less 


A type 


27 .5 


11 - 50 


31 - 100 


90 .0 


51 - 100 


101- 200 


B type 
C type 
D type 


140 . 0 


More than 100 


100 


More than 200 


325 .0 


SCHEDULE II 

[See rule 7 (1)] 
Equipment and medicines for first aid in creche 

A - type creche B - type creche C - type creche 


Description of equipment first aid 
articles, etc . 


D - type creche 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1)] 


1 .Dormitory 


1. Cots 


15 


2 . Cradles with railing 


2 . Sick Room 


1.Cots 


2 .Chamber pot 


3.Motessori Room 


1.Benches 


2 .Desks(long ) 


3 .Chair 


4 . Almirah 


5 . Table 


1 and usual 
Montessori 
apparatus 


4 . Stores 


1 .Dustbin 


2 .weighing machine (for infants ) 
3.Nail brushes 


5 .Bath 


1.Bath tubs 


2 .Buckets 


3 .Enamel jugs 


4 .Aluminum mugs 


HEFFERFREE 


5 . Towel rack 


6 . Soaps 


Two cakes of soap per month per child 


7.Soap dishes 


8 .Infant combs 


6 .Creche attendant 


1.Writing table 


2 .Chairs 


3 . Stool 


4 .Pens, ink etc . 


As specified by the competent or inspecting authority 


5 .Waste paper basket 
6 . Cup board 
7 .Clock 


7 . Dining 


1. Eanamel cups or mugs 


15 


30 


30 


2 .Enamel plates 
3. Feeding bottles 
4 .Spoons 


15 
4 


15 


20 


[ 911 II - QU5 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . kitchen 


1.Kettles 


2 . Frying pans 
3 .Milk containers 


4 .Buckets 


5 . Tumblers 


6 .Spoons ( Big ) 


7 .Knife 


8 .Meat safe 


9 .Sauce pans 


9 . Linen 

15 


1 .Bed Sheets 


2 . Pillows 


3 .Pillow cases 


4 . Towels 


5 .Shirts 


6 .Knickers 
7 .Mosquito nets 


8 .Blankets 


9 .Mackintosh 


10 . Bed size durries 


10 . First aid equipment and medicines 


A type 


B , C and D types 


1.Ounce measure 


2 . Throat spatula 


3.Eye dropper 


4 . Thermometer 


5 .Kidney dish 


6 .Rectangular tray 


7 .Scissors 


8 . Tincture Iodine 


0 .5 Hectogram 
0 .5 Hectogram 


Hectogram 
1 Hectogram 


9 . Tincture Benzoin 


10 .Boric Acid 


1.0 Hectogram 


2 Hectogram 
2 metres 


11. Bandage 


1 metre 


0 .5 Kilogram 


0 .5 Kilogram 


12 .Cotton wool absorbent 
13.Gauge plain 
14 .Dettol 


1 metre 


2 metre 


1 Hectogram 


15 .Adhesive plaster 


0 .5 Hectogram 

1 spool 
11 .Miscellaneous 


1 spool 


( For every type of crèche) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1)] 


1 .Broom or scrubbing brushes 


2 .Dusters 


3. Toys 


4 .Electric lights 


Adequate number of toys as specified 
by the competent or inspecting 
authority . 
As required by the competent or 
inspecting authority. 
One each . 


5 .Torch and Lantern 


SCHEDULE - III 

[ See rule 7 ( 3) ] 
Diet , clothing and other amenities 

Time, measure and nature of food 


Age group of children 


1 . Diet 


9 am 
0 .25 litre milk 


12 noon 
0 . 25 litre milk 


milk 


3 .30 pm 
0 .25 litre milk 


1 . 6 weeks to 6 month 


-do 


0 .25 litre milk with suji 


2 . 6 months to 1 years 
3 . 1 year to 2 1/2 years 


Rice, vegetables. 


0 .25 litre milk with suji or 
porridge or puffed rice 
(Muri) 


| 0 .50 litre milk 

0 .25 litre milk with one 
chapatti and gur or khir 
with gur (pudding) 
0 . 25 litre milk with chapati 


4 . 2 1/2 years to 6 years 


0 .25 litre milk , puffed ice 60 grammes minimum rice 
with gur 

with vegetables or meat 
curry 


Note : 1. Children who are underweight and unhealthy or who are found to be suffering from Marasmus and Rickets 

should be given one quarter boiled egg in addition to the diet prescribed above . 
2 . Seasonal green vegetables both raw and cooked should be provided each day for supply of sufficient vitamins . 
3 . If the competent or inspecting authority is satisfied that milk is not available for any reason, then the said 

authority may allow Nespray or Glaxo powdered milk prepared according to the directions . In the alternative 
the said authority may also allow the use of germinated grain in place of milk for children of the age group 2 12 
years to 6 years . The quantity of germinated grain as a substitute for milk should be 0 .1 Kilogram for 0 .25 litre 
of milk . 


2 .Uniforms for Creched Staff 


1 .Creche- in - charge 


2 . Ayah 


1. Four cotton white sarees with red borders 
2 . Four white blouses of long cloth 
3. Four white petticoats of long cloth 
1. Four cotton white sarees with black border 
2 . Four white blouses of long cloth 
3. Four white petticoats of long cloth 
4 . Six white aprons of long cloth 
1. Six white aprons of long cloth 
2. Six white caps of long cloth 


3 . Cook 


[ T1 II - QU5 3(1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


SCHEDULE IV 
[ See rule 11 (1) ] 

Staff in crèches 
B type Creche 


Designation 


A type Creche 


C type Creche 


D type Creche 


1.Creche -in -charge 


1 Ayah -cum - Cook 


1 Ayah -cum - Cook 


2 .Ayah 
3 .Woman - cook 


4 . Sweepers 


| 1 (part- time) 


NOTE : Staff is to be engaged whole - time unless otherwise indicated . 


[No. S 36012 /03 /2015 - SS-I) 
VIBHA BHALLA , Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. ALOK 

Digitally signed by 

ALOK KUMAR 
KUMAR 

Date : 2019 .08 .10 
09:40 :53 + 05 30 


